615 


PART 1 ] HARYANA GOVT GAZ , APRIL 24 , 1979 (VYSK . 4, 1901 SAKA ) 

क्रमांक 443- ज ( II ) -79/17147.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ) जैसा कि उसे हयिाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने 
दी गई फसल तया राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


ऋमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


वार्षिक राशि 


फसल / वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


रुपये 


. 


1 रोहतक 
2 रोहतक 


श्री राम सिंह , पुत्र श्री जुहार सिंह सालहावात 
श्री दलीप सिंह , पुत्र श्री नेतराम सिलानी 


रबी , 1976 
रबी , 1975 


150 
150 


झज्जर 


दिनांक 12 अप्रैल , 1979 
क्रमांक 431 - ज (II ) -79/17192.-- श्री मनफूल सिंह, पुत्र श्री हरनाम, गांव सैरिया , तहसील झज्जर,जिला रोहतक , की 
दिनांक 24दिसम्बर , 1973, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा 
कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) (ए ) 
के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनफूल सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार 
की अधिसूचना क्रमांक 6223-२ ( 4 ) -70/3380, दिनांक 5 फरवरी, 1971, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती नन्दो 
के नाम खरीफ, 1974 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 338 - ज (11 ) -79/16196.-- श्री राम जी लाल, पुत्र श्री अमृत सिंह, गांव रामपुर, तहसील व जिला गुड़गांव, की 
दिनांक 4 जनवरी, 1974, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि 


27 


616 


HARYANA GOVT GAZ APRIL 24, 1919 (VYSK 4, 1901 SAKA) 


IPALI 


उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2(ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) 
के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामजी लाल की मुब्लिकग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6709-२ ( III ) -70/2480, दिनांक 27 जनवरी, 1972, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उस की विधवा 
श्रीमती भगवती देवी के नाम खरीफ, 1974 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 451 -ज ( II) -79/17200.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा ( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गई 
फसल तथा राशि एवं सनंद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 


क्रमांक 


লিলা : 


जागीर पान वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल / वर्ष जब से वार्षिक राशि 
जागीर दी गई 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


रुपये 


d 


1 रोहतक 


श्री हरज्ञान सिंह , पुत्र श्री पिरथी 


खेड़ीखुमार 


झज्जर 


रबी , 1976 


150 


सिंह 


2 रोहतक 


श्री मुरलीधर, पुत्र श्री नत्थु राम 


बाहला 


झज्जर 


रबी , 1973 


150 


एस. के . प्रभाकर 

अवर सचिव । 


35984 CS ( H ) -Govt. Press , Chd . 


। 


